निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 347 ) 


28 आषाढ़ 1934 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार, 19 जुलाई 2012 


वित्त विभाग 


अधिसूचनाएं 

19 जुलाई 2012 
सं0 वि0 ( 27 ) पी0सी0 - 133 / 2009 - 1006 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार पेंशन नियमावली 1950 नियम 43( ख) के बाद एक नया उप -नियम ( ग ) 
को जोड़ने का संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते हैं : 

____ 43 ( ग ) जहाँ सरकारी सेवक की सेवा अवधि में प्रारंभ की गई विभागीय कार्यवाही या ऐसी न्यायिक कार्यवाही, 
जिसमें उक्त सेवक के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत हो, सेवा निवृत्ति तक अंतिम रूप से निष्पादित नहीं हुई हो , वहाँ 

औपबंधिक पेंशन की राशि नियमतः अनुमान्य पेंशन की अधिकतम राशि से कम होगी पर किसी भी स्थिति में 90 
प्रतिशत से कम नहीं होगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आर०के० खण्डेलवाल , 


सचिव ( संसाधन) । 


The 19th July 2012 


No. F ( 27 ) P . C . 133 /2009 - 1006 — In exercise of the power conferred under Article 309 


of the Constitution of India , the Governor of Bihar is pleased to add one new sub -rule 43.( c ) 
after sub -rule - 43.(b) of Bihar Pension Rules , 1950 as mentioned below: 


PER JGTC (31HTETUT ), 19 JAIS 2012 
" 43 .(c )-Where the departmental proceeding or judicial proceeding, in which the 
prosecution has been sanctioned against such servant, initiated during the service period of 
the government servant , is not concluded till the retirement of the government servant, the 
amount of provisional pension shall be less than the maximum admissible amount of 
pension but shall in no case be less than 90 % (ninety percent). 

This will come into force with immediate effect. 


am 


um 


mo 


By order of the Governor of Bihar, 


R . K . KHANDELWAL , 


Secretary (Resource). 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGC (3HTERUT ) 347 -571+ 500 -socontoi 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


